सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 701 


3 भाद्र, 1938 ( श०) 
राँची, गुरुवार , 

___ 25 अगस्त, 2016 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
17 अगस्त , 2016 


विषयः झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा 

प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पाठ्यक्रम एवं पद्धति में संशोधन तथा झारखण्ड कर्मचारी 
चयन आयोग (स्नातक स्तर/ इन्टरमीडिएट स्तर एवं मैट्रिक स्तर ) मुख्य परीक्षा की पत्र 

2 भाषा की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में । 
संख्या -11 / लो से आ०- 01- 19 / 2016 का० 7052-- मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
( संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या -259 दिनांक 2 मार्च, 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा 

आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित 
प्रणाली की समीक्षा कर सुझाव परामर्शित करने के उद्देश्य से श्री सरयू राय, माननीय मंत्री, संसदीय 
कार्य की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में सम्यक 
विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 3143 दिनांक 13 अप्रैल , 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा 
आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं 
पद्धति में संशोधन किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 25 अगस्त , 2016 
2. उक्त संकल्प द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में नवसम्मिलित पत्र 
2 Jharkhand Specific Question का पाठ्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा के पत्र -2 ‘ भाषा एवं साहित्य के 
100 अंकों के बदले 150 अंकों का संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन 
आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तर/ इन्टरमीडियट स्तर/ मैट्रिक स्तर की मुख्य परीक्षा 
में नवसम्मिलित पत्र-2 भाषा हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु विभागीय ज्ञापांक - 4022 दिनांक 
16 मई, 2016 एवं ज्ञापांक -4408 दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची की 
अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया । 


3. सम्यक् विचारोपरांत उक्त समिति द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को पूर्व से निर्धारित 
पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए, संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में के राज्य 
हित तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए समेकित रूप से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय 
लिये जाते हैं : 


(i) 


संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता ( प्रारम्भिक ) परीक्षा के पत्र-2 के लिए 200 अंकों का 
Jharkhand Specific Question ( झारखण्ड राज्योन्मुखी प्रश्न ) हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया 
जाता है । 


(ii ) 


संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता ( मुख्य ) परीक्षा के पत्र-2 से सम्बन्धित भाषाओं ( जनजातीय 
एवं क्षेत्रीय भाषा सहित ) के लिए पूर्व से निर्धारित 100 अंकों के स्थान पर 150 अंकों का 
संशोधित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है । 


(iii) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा पत्र -2 के लिए प्रश्न 

निर्धारण हेतु सामान्य अनुदेश निर्धारित किया जाता है | 


( iv ) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा 

प्रतियोगिता परीक्षा अधियाचना वर्ष के अनुसार नामित की जाएगी । 


झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के 
लिए प्रकाशित विज्ञापन सं०- 01/ 2015 को रद्द कर सभी संशोधनों को अंगीकृत करते हुए 
अभ्यर्थियों के Upper Age Limit की गणना हेतु 1 अगस्त, 2010 (पूर्व निर्धारित) एवं Lower 
Age Limit की गणना हेतु 1 अगस्त , 2015 के बदले 1 अगस्त , 2016 को कट - ऑफ तिथि 
निर्धारित की जाती है एवं नये सिरे से छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के बदले 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के नाम से 
विज्ञापित की जाएगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 25 अगस्त , 2016 


(vi ) छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 

विज्ञापित सं०- 01 / 2015 में सम्मिलित हुए आवेदकों को पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं 
होगी । नये अभ्यर्थियों को संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आवेदन जमा करने के लिए 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पर्याप्त समय दिया जाएगा तथा वैसे आवेदक जो उक्त 
परीक्षा में शामिल होना नहीं चाहते हैं , तो उनके अनुरोध पर परीक्षा शुल्क झारखण्ड लोक सेवा 

आयोग द्वारा वापस करने की कार्रवाई की जा सकेगी | 
( vii ) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 

होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या संसूचित रिक्तियों का 15 गुणा होगी । 


( vii ) संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा और साहित्य विषय 

में अंग्रेजी व्याकरण से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे । 


(ix ) परीक्षाफल प्रकाशन के बाद ओ०एम०आर० शीट की फोटो इमेज आयोग के बेवसाईट पर 

अभ्यर्थियों के लिए सुलभ हो ऐसी व्यवस्था आयोग द्वारा की जाएगी । 


(x) प्रारम्भिक परीक्षा में ओ०एम०आर० शीट आधारित उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन पूर्व निर्धारित 

पद्धति ( Norms ) के अनुसार किया जाएगा । 


( xi) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सावधानी बरती जाएगी कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 

होने वाले किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका शैक्षणिक कारणों को छोड़कर तकनीकी कारणों 
के आधार पर रद्द नहीं होगी । 


( xii ) उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम झारखण्ड लोक सेवा आयोग 

द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 से 
लागू होगा । 


4. सम्यक् विचारोपरांत उक्त समिति द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को झारखण्ड कर्मचारी 
चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तर/ इन्टरमीडियट स्तर/ मैट्रिक स्तर की 
प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु पूर्व से निर्धारित पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए , समेकित रूप से राज्य 
सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं : 


(i) 


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय , इंटरमीडियट 
स्तरीय एवं मैट्रिक स्तरीय मुख्य परीक्षा के पत्र-2 में अंकित सभी भाषाओं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 25 अगस्त , 2016 
(हिन्दी/ अंग्रेजी/उर्दू/संताली/बंगला/ मुण्डारी ( मुण्डा)/ हो / खडिया/ कुडूख ( उराँव )/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपूरी /पंच 
परगनिया/ उड़ीया एवं संस्कृत के लिए 100 बहुवैकल्पिक प्रश्नों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है । ) 


(ii ) उक्त संशोधित पाठ्यक्रम के झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 

आगामी परीक्षाओं से लागू होगा । 


5. इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/ अधिसूचनाओं/ आदेशों को इस हद तक 
संशोधित समझा जायेगा | 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 701 -50 | 


